निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 887) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

27 जुलाई 2016 
सं0 22 नि० सि0 (मुज0) - 06 - 07 / 2016 / 1526 — श्री अंशुमन ठाकुर ( आई० डी0 3501 ), तत्कालीन 
कार्यपालक अभियन्ता , चम्पारण प्रमण्डल , मोतिहारी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, मोतिहारी को 
उक्त प्रमण्डल के अन्तर्गत वर्ष, 2016 में बगहा शहर के नजदीक रतनमाला एवं पुअर हाउस में कराये गये कटाव 
निरोधक कार्य में बरती गयी वित्तीय अनियमितता, सरकारी राशि की क्षति एवं उड़नदस्ता जाँच दल को वांछित अभिलेख 
उपलब्ध नहीं कराये जाने आदि के मामले में पूर्ण समीक्षोपरान्त सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय के आलोक में 
बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम - 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से 
निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. निलंबन अवधि में श्री ठाकुर का मुख्यालय मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण , कटिहार का 
कार्यालय निर्धारित किया जाता है । 

4. श्री ठाकुर के विरूद्ध विहित प्रपत्र में प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने से 
संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 887 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


